Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. |l—2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 8, 2022 (PAUSA 28, 943 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
स्कूल शिक्षा विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 48 जनवरी, 2022 
संख्या 4/02-20i9 आर०्टी०ई० (0).--- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 
केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 38 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2074, को आगे 
संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ 
if (0) a नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 
(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 
. हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2077 (जिसे, इसमें, इसके बाद, vad नियम कहा गया 
है) में, नियम 24 में, उप-नियम () में खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌:ः- 
“(गग) राज्य में सरकारी और मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर कक्षा पांचवीं और 
आठवीं की नियमित परीक्षाओं का आयोजन करेगा अथवा ऐसी परीक्षाओं को आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाले 
किसी अन्य अभिकरण को प्राधिकृत करेगा: 
परन्तु यदि कोई बालक कक्षा पांचवीं या कक्षा आठवीं, जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा में अनुर्तीण रहता 
है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम की घोषणा की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर पुनः 
परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा के लिए अवसर देने के बाद भी कक्षा 
पांचवीं या कक्षा आठवीं, जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा में अनुर्तीण रहता है, तो उसे उपरोक्त कक्षा में ही रखा 
जाएगा; | 
3. उक्त नियमों में, नियम 22 में, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 
“(4) शैक्षणिक प्राधिकरण या ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने हेतु प्राधिकृत अभिकरण, कक्षा पांचवीं या कक्षा आठवीं, 
जैसी भी स्थिति हो, की नियमित परीक्षा पूरी करने के एक मास के भीतर कक्षा पांचवीं तथा कक्षा आठवीं पूर्ण 
होने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा |” | 


डॉ० महावीर सिंह, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
दिनांक 47 जनवरी, 2022. स्कूल शिक्षा विभाग,चण्डीगढ़ | 


(9) 


20 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 8, 2022 (PAUS. 28, 943 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT 
Notification 
The l8th January, 2022 


No. /02-209 RTE (4).— In exercise of the powers conferred by sub-section (l) read with sub-section (2) of 
section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009), the 
Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right of Children to Free and 
Compulsory Education Rules, 20], namely: - 


. (l) These rules may be called the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education 
(Amendment) Rules, 2022. 


(2) These shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In the Haryana Right of children to Free and Compulsory Education Rules, 20] (hereinafter called the said 
tules), in rule 2] in sub-rule (); after clause (0), the following clauses shall be inserted, namely:- 


“(cc) to conduct regular examination in the fifth class and in the eighth class or to authorize any other 
agency having expertise in conducting such examinations, at the end of every academic year, in Government 
and in recognized private schools in the State’. 


Provided that if a child fails in the regular examination, of fifth class or in the eighth class, as the case 
may be, he shall be given additional instructions and granted opportunity for re-examination within a period of 
two months from date of declaration of the result. If he fails in the regular examination of fifth class or in the 
eighth class, as the case may be even after additional instructions and opportunity for re-examination, he shall 
be held back in the said class;” 


3. In the said rules, in rule 22, for sub-rule (), the following sub-rule shall be substituted, namely: - 


“() The certificate of completion of fifth class and eighth class shall be issued by the Academic Authority 
or the agency authorized for conducting such examination within one month of completion of regular 
examination of fifth class or eighth class, as the case may be”. 


DR. MAHAVIR SINGH, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
The [770 January, 2022. School Education Department, Chandigarh. 


9455—C.S.—H.G.P. Pkl. 


